HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), JUNE 21 , 2017 (JYST . 30 , 1939 SAKA ) 


443 


भाग - III 
हरियाणा सरकार 
उच्चतर शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 21 जून , 2017 
संख्या का०आ० 40 / ह०अ० 28 / 1986 / धा० 4 / 2017 - कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम , 1986 
(1986 का 28 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा हरियाणा सरकार , शिक्षा विभाग, 
अधिसूचना संख्या का0आ0 19 / ह0अ0 28 / 1986 / धा04 / 2005 दिनांक 21 मार्च, 2005 के अधिक्रमण में हरियाणा के 
राज्यपाल , इसके द्वारा , विनिर्दिष्ट करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2017 - 2018 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय , कुरूक्षेत्र, जिला पंचकूला, 
अम्बाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल , कैथल में स्थित सभी सरकारी तथा गैर - सरकारी महाविद्यालयों तथा जिला पानीपत के 
सभी अन्य सह -शिक्षण महाविद्यालयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा । 


डॉ० महावीर सिंह , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

उच्चतर शिक्षा विभाग । 


444 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JUNE 21, 2017 ( JYST. 30 , 1939 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT 

Notification 

The 21st June, 2017 
No. S .O . 40/ H . A . 28 /1986 /S . 4 /2017. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of 
the Kurukshetra University Act, 1986 (28 of 1986 ) and in supersession of the Haryana Government, Education 
Department, notification No. S . O . 19 / H . A .28 / 1986 / S .4 /2005 , dated the 21st March , 2005, the Governor of Haryana 
hereby specifies that from the session 2017 - 18 , Kurukshetra University , Kurukshetra shall exercise its powers over 
the Government and Non -Government colleges situated in the districts of Panchkula , Ambala , Yamuna Nagar, 
Kurukshetra, Karnal, Kaithal and all other co -educational colleges of district Panipat . 


DR .MAHAVIR SINGH , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Higher Education Department. 


55428 — L . R . - H .G . P ., Chd . 


